सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

संख्या 443 राँची , मंगलवार , 13 सितम्बर , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

18 अगस्त , 2022 


संख्या- 1 / पी०- 103/2022 का०-5241-- प्रधान सचिव , महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अविनाश कुमार , भा.प्र.से. ( झा : 1993 ) ( अतिरिक्त 
प्रभार - प्रधान सचिव , ऊर्जा विभाग , अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक , झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि ० , 
राँची तथा प्रबंध निदेशक , झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि 0 , राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक प्रधान सचिव , ऊर्जा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


2. श्री कुमार अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक , 
झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि ० , राँची तथा प्रबंध निदेशक , झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि ० , 
राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 13 सितम्बर , 2022 


संख्या- 1 / पी०- 103/2022 का०-5242-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री राहुल कुमार पुरवार 
भा.प्र.से. ( झाः 1999 ) को अगले आदेश तक सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1 / पी०- 103/2022 का ० - 5243 -- सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई - गवर्नेन्स विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री कृपानन्द झा , भा.प्र.से. ( झा : 2005 ) को स्थानान्तरित करते 
हुए अगले आदेश तक सचिव , महिला , बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची के 
पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


2. श्री झा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं 
ई - गवर्नेन्स विभाग , झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1 / पी०-103 / 2022 का ० - 5244-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री चन्द्रशेखर , भा.प्र.से. 
( झा : 2008 ) को अगले आदेश तक विशेष सचिव , गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , झारखण्ड , राँची 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 1 / पी०- 103/2022 का ० - 5245-- आदिवासी कल्याण आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर 
पदस्थापित श्री मुकेश कुमार , भा.प्र.से. ( झा : 2009 ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ उपाध्यक्ष , 
राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या- 1 / पी०-103 / 2022 का ० - 5246-- निदेशक , पर्यटन , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित 
श्रीमती अंजली यादव , भा.प्र.से. ( झा : 2015 ) ( अतिरिक्त प्रभार परीक्षा नियंत्रक , झारखण्ड संयुक्त 
प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद , राँची ) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रबंध निदेशक , झारखण्ड 
पर्यटन विकास निगम , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 

सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 443-50 


